ould 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 22 फाल्गुन , 1939 ( श०) 
संख्या - 233 राँची , मंगलवार , 13 मार्च, 2018 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
9 मार्च, 2018 


संख्या- 02/नप्रनि०/ NULM/SUSV- चुनाव/82/2017-1361 -- पथ विक्रेता ( आजीविका 
संरक्षण एवं विनियमन ) अधिनियम , 2014 ( 2014 के केंद्रीय अधिनियम - 7) की धारा 
36 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2005 दिनांक 5 अप्रैल, 2016 द्वारा 
झारखण्ड पथ विक्रेता ( आजीविका संरक्षण एवं विनियमन ) अधिनियम , 2015 का 
गठन किया गया । नियमावली के क्रियान्वन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिपथ रखते 
हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 4960 , दिनांक 6 सितम्बर , 2016 झारखण्ड पथ 
विक्रेता ( आजीविका संरक्षण एवं विनियमन ) संशोधन नियमावली, 2016 की कंडिका-2 
के आलोक में सफलतापूर्वक क्रियान्वन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 13 मार्च, 2018 
1. नियम 13 उपनियम ( 2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन हेतु सम्बंधित 
स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/विशेष पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी को 
रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है । 
2. अनुसूची 1 (नियम 14) उपनियम ( 3)( घ)(i) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन 
हेतु सम्बंधित जिले में प्रचलित आरक्षण रोस्टर लागू होगा | 


नियमवाली के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 233 -- 50 


